RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


MIND 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ४ , अंक ३२ ] 


बुधवार, जून १३, २०१८ / ज्येष्ठ २३, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ४ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


.. 


OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER , MAHARASHTRA STATE 


No- BIE- 2018/ CR.422/ 18/ 33 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 13th June 2018 


NOTIFICATION 


No- BIE - 2018 /CR.422 /18 /XXXIII. — In pursuance of provision of section 56 of the Representation of 
People Act , 1951, the following is published for General Information : 


( १ ) 


भाग चार - क -४ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जून १३, २०१८/ ज्येष्ठ २३, शके १९ ४० 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , 


New Delhi-110 001, dated the 


13th June 2018 
Jyaistha 23 , 1940 (Saka ). 


NOTIFICATION 


No.322/MT-LC - G & T / 2018. — WHEREAS , the Commission , vide its Notification No.322 /MT-LC - G & T / 
2018 , dated 31stMay 2018 had notified the schedule for the biennial election to theMaharashtra Legislative 
Council from 2 Graduates and 2 Teachers Constituencies ; and 


WHEREAS , the poll day for the above election was fixed as 25th June 2018 and the hours during 
which poll to be taken was fixed as 8-00 a.m. to 4-00 p.m .; and 

WHEREAS , a reference was received to extend the timing of the poll for the said election ; 


and 


WHEREAS , the commission , after taking into consideration thematter, has decided to extend the 
duration of poll for said election by 2 hours i.e from 7-00 a.m.to 5-00 p.m .; 

Now , therefore , the Commission , in exercise of its powers conferred under section 56 of the 
Representation of the People Act, 1951, hereby directs that the following amendments shall be made in its 
Notification No. 322 /MT-LC - G & T / 2018 , dated 31stMay 2018 , namely ; 

For the existing entry of clause (B ) following entry shall be substituted : 

" (B ) fixes the hours from 7-00 a.m.to 5-00p.m ., as the hours during which the poll shall, if necessary , 
be taken on the date specified above for the election .” 


By order , 


VARINDER KUMAR , 
Principal Secretary 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , जून १३, २०१८ / ज्येष्ठ २३, शके १९ ४० 


३ 


३ 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड , 

दिनांक 13th जून 2018 
नई दिल्ली-110001 

ज्येष्ठ 23 , 1940 ( शक ) 

अधिसूचना 
सं .322 / महा.- वि.प.स्ना.एवं शि ./ 2018.- यतः, आयोग ने दिनांक 31 मई 2018 की अपनी अधिसूचना सं .322 / महा-वि.प.स्ना.एवं 
शि / 2018 के द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के 2 स्नातक एवं 2 शिक्षक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन की अनुसूची 
अधिसूचित कर दी थी, और 


यतः, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख 25 जून 2018 और मतदान का समय पूर्वाहन 8-00 बजे से अपराहन 
4-00 बजे तक निर्धारित किया गया था ; और 


यतः उक्त निर्वाचन के लिए मतदान का समय बढाने के बारे में एक सन्दर्भ प्राप्त हुआ था ; और 


यतः, आयोग ने इस मामले पर विचार करने के पश्चात् , उक्त निर्वाचन के लिए मतदान का समय 2 घंटे अर्थात् पूर्वाहन 
7-00 बजे से अपराहन 5-00 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है । 


अब, इसलिए, आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
एतद्द्वारा निदेश देता है की दिनांक 31 मई 2018 की इसकी अधिसूचना सं .322 / महा.वि.प. -स्ना.एवं शि / 2018 में निम्नलिखित संशोधन 
किए जाएंगे अर्थात् ; 


खण्ड ( आ ) की विद्यमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


“ 


( आ ) निर्वाचन के लिए उपर्युक्त निर्धारित तारीख को पूर्वाहन 7-00 बजे से अपराहन 5-00 बजे तक का समय , ऐसे समय 
के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा । " 


आदेश से , 


वरिन्दर कुमार , 


प्रधान सचिव । 


A. N. VALVI, 
Deputy Secretary and Joint Electoral Officer, 

Maharashtra State. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR: I/ C DIRECTOR SHRI MANOHARSHANKAR GAIKWAD . 


क्रमांक बीआयई . २०१८ / प्र. क्र . ४२२/१८/३३ , 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक १३ जून २०१८ . 


प्रत , माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी अग्रेषित : 


. 


( १) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन , मुंबई. 
( २ ) विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, नाशिक विभाग, नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ. 
( ३ ) विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी , कोकण विभाग , कोकण विभाग पदवीधर मतदारसंघ . 
( ४ ) विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कोकण विभाग, मुंबई पदवीधर मतदारसंघ . 
( ५ ) विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी, कोकण विभाग, मुंबई शिक्षक मतदारसंघ. 
( ६ ) निवडनस्ती. 


अ. ना . वळवी, 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य . 


